रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड - उप- खण्ड (1) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 506 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 16 , 2007 / कार्तिक 25 , 1929 
NEW DELHI, FRDAY , NOVEMBER 16 , 2007 KARTIKA 25, 1929 


No . 5061 


- 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 2007 


. 


सा. का.नि . 720 ( ): - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) की धारा 
610 ख के साथ पठित 642 की उपधारा (1) के खंड ( क) और खंड ( ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, कंपनी ( केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी ( केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम, और प्ररूप ( तीसरा 
संशोधन) 2007 है । . 


(2 ) ये 19 नवंबर , 2007 से प्रवृत्त होंगे । 


2. ये कंपनी ( केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 में नियम 4 क के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 4- क . (1) कंपनी का संवर्तक किसी प्रस्तावित नाम या कंपनी के अधीन जो अपना नाम 
परिवर्तित करना चाहती है वह उस राज्य के कंपनियों के रजिस्ट्रार को जिसमें प्रस्तावित कंपनी 
या होने वाली कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है आवेदन कर सकेगा , 


( 2) आवेदन प्ररूप 1क में होगा और उसके साथ पांच सौ रुपए केवल की फीस लगी होगी ; 


4651 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ _ PART II _ SEC. 36 ] 


- 


( 3) रजिस्ट्रार आवेदन की परीक्षा कराएगा कि यथास्थिति कंपनी का परिवर्तित नाम या जिस 

नाम से कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव है धारा 20 के अर्थांतर्गत अवांछनीय 
है । यदि नाम अवांछनीय है तो वह आवेदन की प्राप्ति के सामान्यतया तीन दिन के भीतर 
उसे अस्वीकृत कर सकेगा या नए नाम के साथ पुनः आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कह 
सकेगा या और जानकारी मांग सकेगा : 


परंतु आवेदक को मूल आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात् नाम की उपलब्धता के लिए 
पहली बार संदत्त की गई फीस के विरुद्ध उनके प्रस्ताव के पुनः प्रस्तुत करने के लिए केवल दो 
अवसर दिए जाएंगे | उस दशा में जहां रजिस्ट्रार इस प्रकार प्रस्तुत या पुनः प्रस्तुत प्रस्ताव को 
अनुमोदन के लिए उपयुक्त नहीं पाता है वहां वह आवेदन को दूसरे पुनः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् 
अस्वीकृत कर देगा | तथापि , आवेदक को विहित फीस के साथ नए सिरे से आवेदन फाइल 
करने की स्वतंत्रता होगी । . 


(4) जहां कंपनियों का रजिस्ट्रार कंपनी को या कंपनी के संवर्तकों को यह सूचित करता है 
कि यथास्थिति परिवर्तित नाम या वह प्रस्तावित नाम जिसके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत की 
जानी है अवांछनीय नहीं है वहां ऐसा नाम उक्त कंपनी द्वारा या कंपनी के उक्त संपवर्तकों 
द्वारा नाम अनुज्ञात किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए अंगीकरण के 
लिए उपलब्ध होगा : 


परंतु यह कि यदि इस प्रकार अनुज्ञात नाम अनुज्ञात किए जाने की तारीख से 
साठ दिन की अवधि के अवसान के पूर्व अंगीकार नहीं किया जाता है तो आवेदक ऐसे नाम 
को तीस दिन की और अवधि के लिए प्रतिधारण के लिए विस्तारण हेतु आरंभिक प्रक्रम पर 
आवेदन के लिए विहित फीस के पचास प्रतिशत के संदाय पर आवेदन कर सकेगा: 


परंतु यह और भी कि प्रथम बार नाम के अनुज्ञात किए जाने की तारीख से नब्बे 
दिन के अवसान के पश्चात् कोई और विस्तारण अनुदत्त नहीं किया जाएगा । अनुज्ञात नाम 
प्रथम बार उसके अनुज्ञात किए जाने की तारीख से यथास्थिति साठ दिन या नब्बे दिन के 
अवसान के पश्चात् व्यपगत हो जाएगा : 


.. 


. 


.... 


.-..- 


-... 


परंतु यह और कि रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व 
अनुज्ञात नाम यदि अंगीकार नहीं किया गया है तो वह उस तारीख से जिसको नाम 
आरंभिक रूप से अनुज्ञात या नवीकृत किया गया था छह मास की अवधि के अवसार के 
पश्चात् व्यपगत हो जाएगा । तथापि , यदि पहले नाम को नवीकृत नहीं किया गया है तो 
आवेदक अवसान की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे नाम के एक बार विस्तारण के लिए 
आरंभिक प्रक्रम पर आवेदन लिए विहित फीस का पचास प्रतिशत संदाय किए जाने पर तीस 
दिन की और अवधि के लिए विस्तारण हेतु आवेदन कर सकेगा | 


- 


- 


- 


[ फा . सं. 2/8/ 2007/ सीएल - v ] 
जितेश खोसला, संयुक्त सचिव 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 

टिप्पण : मूल अधिनियम , भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का.नि . सं. 432 , 
तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में निम्नलिखित 
अधिसूचना द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया । 


क्र . सं . 


| अधिसूचना सं. 


अधिसूचना तारीख । 


12 . 


13 . 


1 


. 


का . नि . आ 2535 
का . नि . आ 3135 
का . नि . आ . 237 
का. नि . आ . 2105 
का .नि . आ . 3038 
का. नि . आ. 3867 
सा . का. नि . 48 
सा . का .नि . 723 
सा . का . नि . 750 
सा . का .नि . 1026 
सा. का . नि . 14 
सा . का . नि . 548 
सा . का .नि . 1140 
सा . का . नि . 1224 
सा. का . नि , 1364 . 
सा. का . नि . 220 
सा . का . नि . 595 
सा . का. नि . 195 
सा . का. नि . 814 
सा. का. नि. 1105 
सा. का . नि . 1408 
सा . का . नि . 653 
सा . का .नि . 344 
सा . का . नि . 628 
सा. का .नि . 97 
सा . का .नि . 822 
सा . का .नि . 1570 
सा . का . नि . 368 
सा . का . नि . 421 

सा . का . नि . 499 
| सा . का . नि . 743 


1. 11 . 1956 
21 . 12. 1956 
19 . 1. 1957 
29 . 1 . 1957 
28. 9. 1957 
7. 12 .1957 
22. 2.1958 
23. 8. 1958 
30. 8 .1958 
1 . 11 .1958 . 

3. 1.1959 
| 9 .5 . 1959 
17.10 . 1959 

7. 11 .1959 
| 12. 12.1959 
27. 2. 1960 
28.5 .1960 
18 .2 . 1961 
24 . 6.1961 
9. 9. 1961 
25 .11. 1961 
12. 5 .1962 
2. 3.1963 
13. 4. 1963 
16. 1 . 1965 
12.6. 1965 
30. 10.1965 
19 . 3.1966 
18. 3. 1966 
9. 4.1966 
[ 21 . 5.1966 


PRE 


22 . 


23 . 
24 . 


25. 


26. 
27 . 


30 . 


31 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II _ SEC. 3(i)] 


11 


| 4. 6. 1966 
13. 8. 1966 
20 . 1 .1968 
30. 6. 1973 


| 10 . 6. 1975 


- 


50 . 


51 . 


सा . का. नि . 847 
सा . का . नि . 1266 
सा. का .नि . 130 
सा . का . नि . 667 
सा . का . नि . 327( अ ) 
सा . का. नि . 414( अ ) 
सा. का .नि . 2596 
सा . का . नि . 2828 
सा . का .नि . 154 
सा. का .नि . 248( अ) 
सा . का. नि . 627 
सा . का. नि . 24( अ ) 
सा . का . नि . 1256 
सा. का .नि . 555 ( अ ) 
सा . का .नि . 479( अ ) 
सा. का .नि . 694 ( अ) 
सा . का .नि . 782 ( अ ) 
सा . का. नि. 908( अ) 
सा . का . नि . 1032( अ ) 
सा . का . नि . 449 ( अ) 
सा . का . नि . 510 ( अ ) 
सा . का .नि. 795( अ ) 
सा . का. नि. 289( अ) 
सा . का. नि. 614( अ ) 
सा . का . नि . 754( अ ) 
सा . का .नि. 312( अ ) 
सा . का .नि. 353( अ ) 
सा. का . नि . 484 ( अ ) 
सा. का . नि . 581 ( अ ) 
सा . का. नि . 621( अ ) 
सा. का .नि . 286( अ ) 
सा . का. नि. 598 ( अ ) 
सा . का . नि . 697 ( अ ) . 
सा . का .नि . 283( अ ) 
सा . का. नि . 424( अ) 
सा. का .नि . 251 ( अ ) 
सा . का . नि . 97( अ) 
सा . का. नि . 126( अ ) 
सा . का. नि. 16( अ ) 


16. 7. 1975 
| 1 . 11.1975 
13. 12 . 1975 
31 . 1 .1976 
24. 3.1976 
14.5 . 1977 
9. 1 . 1979 

6. 10. 1979 
14. 9. 1982 

22. 4.1988 
| 10 . 6. 1988 
13. 7. 1988 
7. 9 . 1988 
26 . 10 .1988 
17. 4. 1989 
24. 5 . 1990 
18. 9. 1990 
| 31 . 5. 1991 
| 3.10 .1991 
26. 12 . 1991 

6. 3.1992 
126. 3. 1992 

11 . 5. 1992 
27. 8 . 1993 
24. 9 . 1993 
1 . 3. 1994 
28. 7 . 1994 
20 . 9.1994 
21 . 3.1995 
126 . 5 .1995 
121 . 6.1996 

28. 2.1997 
1. 3. 1997 
| 6.1 .1999 


62. 


69 . 


70 . 


[ भाग II - खण्ड36) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


. 


73. 


76 . 


78 . 


79 . 


80 . . 


सा . का .नि . 23( अ) 
सा. का. नि . 130( अ) 
सा . का.नि. 788( अ) 
सा . का .नि . 58( अ ) 
सा . का .नि. 363 ( अ ) 
सा. का .नि . 638 ( अ ) 
सा . का.नि . 836( अ) 
सा . का .नि . 24 ( अ ) 
सा . का .नि . 35 ( अ ) 
सा. का .नि . 51 ( अ ) 
सा . का .नि . 96 ( अ ) 
सा. का .नि . 330( अ) 
सा . का . नि . 5 ( अ ) 
सा. का . नि . 479( अ ) 
सा . का . नि . 580 ( अ ) 
सा . का .नि . 56 ( अ) 
सा . का . नि . 555 ( अ ) 
सा. का . नि . 399 ( अ ) 
सा . का .नि . 500 ( अ) 


12. 1 .1999 
23. 2 .1999 
29 .11 .1999 
17. 1. 2000 
27. 4. 2000 
26 . 7. 2000 
24 .10. 2000 
15 . 01. 2001 
| 24 . 01 . 2001 

31 . 01 . 2001 
14. 02 . 2001 
| 07. 05 . 2002 
03. 01 . 2003 
12. 06. 2003 

24 .07. 2003 
| 10 -02- 2006 
| 14 - 09- 2006 
30 - 05 - 2007 
24- 07 - 2007 


81. 
82 . 


83 . 


85 


86. 


88 . 


89 . 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November, 2007 


G . S .R . 720 (E ). — In exercise of the powers conferred by clauses (a ) and 


(b ) of sub -section ( 1) of section 642 read with section 610B of the Companies 


Act, 1956 (1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
rules to . amend the Companies (Central Government s) General Rules and 
Forms , 1956, namely : - 
1. (1) These rules may be called the Companies (Central 
Government s) General Rules and Forms ( Third Amendment) Rules , 2007 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 30) ] 


(2 ) 


These rules shall came into force with effect from the 19th of 


November 2007 . 


2 . 


In the Companies (Central Government s ) General Rules and Forms, 


1956, for rule 4A , the following shall be substituted , namely - 


“ 4-A . (1) The promoters of a company under a proposed name or a 
company seeking to change its name may make an application to the 
Registrar of Companies of the State in which the registered office of the 
proposed company or of the company to be or is situated . 
(2 ) The application shall be in Form 1A and be accompanied by a fee 
of rupees five hundred only . 
(3) The Registrar shall cause to examine the application as to whether 
the changed name or the name with which the proposed company is to be 
registered , as the case may be , is undesirable within the meaning of 
section 20 . In case the name is undesirable , he may reject the same or 
ask for resubmission of the application with new names or calls for further 
information , ordinarily within three days of receipt of the application : 

Provided that the applicants shall be given only upto two 
opportunities for re -submission of their proposal against the fee paid in the 
first instance for name availability after the original application is filed . In 
the event the registrar does not find the proposals so submitted and re 
submitted as fit for approval, he shall reject the application after the 
second re-submission . However, the applicant will be at liberty to file fresh 
application along with prescribed fee . 
(4 ) Where the Registrar of Companies informs the company or the 
promoters of the company that the changed name or the name with which 
the proposed company is to be registered , as the case may be , is not 
undesirable , such name shall be available for adoption by the said 
company or by the said promoters of the company for a period of sixty 
days from the date the name is allowed : 

Provided that if the name so allowed is not adopted on or before 
the expiry of the period of sixty days from the date it is allowed , the 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


i 


(41|1 - 3001 

applicant may apply for extension for retention of such name for a further 
period of thirty days on payment of fifty per cent of the fee prescribed for 
the application at the initial stage : 

Also provided that no further extension will be granted after expiry 
of ninety days from the date the name is allowed in the first instance . The 
name allowed shall lapse after expiry of sixty or ninety days , as the case 
may be , from the date it is allowed first : 

Provided further that the name allowed by the Registrar before the 
date of this notification comes into force, if not adopted , shall lapse after 
the expiry of a period of six months from the date on which the name was 
initially allowed or renewed . However, in case the name has not been 
renewed earlier, the applicant on or before the date of expiry , may apply 
for one time extension of such name for a further period of thirty days on 
payment of fifty per cent of the fee prescribed for the application at the 
initial stage . 

[F.No. 2/8/ 2007 - CL.V 
JITESH KHOSLA , Jt. Secy. 


Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Part II , Section 3 , sub 
section (i) vide number G .S .R . 432 dated the 18 th January , 1956 and subsequently 
amended vide the following notifications in the Gazette of India : 


Serial 
Number 


Notification 
Number 
SRO 2535 
SRO 3135 
SRO 237 
SRO 2105 
SRO 3038 
SRO 3867 
GSR 48 
GSR 723 
GSR 750 
GSR 1026 
GSR 14 
GSR 548 
GSR 1140 
GSR 1224 


Notification 
Date 
1. 11. 1956 
21. 12 . 1956 
19 .1 . 1957 
29 . 1 . 1957 
28 .9 . 1957 
7 . 12 . 1957 
22 . 2 . 1958 
23 .8 . 1958 
30 .8 . 1958 
1 . 11. 1958 
3 . 1 . 1959 
9 .5 . 1959 
17 . 10 . 1959 
7 .11. 1959 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(PART II — SBC . 30 ) 


15 . 


.. 


. 


17 . 
18 . 


. 


. 


.. 


19 . 


-- 


" 


. 


--... 


20 . 


21. 


22 


23 . 


24 . 


- 


- 


27 . 


- 


28 . 


- 


- 


-..... 


33 


34 . 


35 . 


GSR 1364 
GSR 220 
GSR 595 
GSR 195 
| GSR 814 
GSR 1105 . 
GSR 1408 
GSR 653 
GSR 344 
GSR 628 
GSR 97 
GSR 822 
GSR 1570 
| GSR 368 
GSR 421 
GSR 499 
GSR 743 
GSR 847 
GSR 1266 
GSR 130 
GSR 667 
GSR 327 ( E ) 
GSR 414 (E ) 
GSR 2596 
GSR 2828 
GSR 154 
GSR 248 (E ) 
GSR 627 
GSR 24 ( E ) 
GSR 1256 
GSR 555 (E ) 
GSR 479 (E ) 
GSR 694 ( E ) 
GSR 782 (E ) 
GSR 908 ( E ) 
GSR 1032( E ) 
GSR 449 ( E ) 
GSR 510 ( E ) 
GSR 795 ( E ) 
GSR 289 ( E ) 
GSR 614 (E ) 


| 12 . 12 . 1959 
27.2 .1960 
28 .5. 1960 
18 .2 . 1961 
24 .6 . 1961 
9 . 9. 1961 
25 . 11. 1961 
12 .5 . 1962 
2 .3 . 1963 
13 . 4 . 1963 
16 . 1. 1965 
12 .6 . 1965 
30 . 10 . 1965 
19 .3 . 1966 
18. 3 . 1966 
9. 4 . 1966 
21. 5 . 1966 
4 .6 . 1966 
13 .8 . 1966 
20 . 1. 1968 
30 .6 .1973 
10 .6 . 1975 
16 .7. 1975 
1 . 11. 1975 
13 . 12 . 1975 
31 . 1. 1976 
24 . 3 . 1976 
14 .5 . 1977 
9 .1 . 1979 
6 .10 . 1979 
4. 9 .1982 
22 .4. 1988 
10 .6 . 1988 
13 .7 . 1988 
7 .9 . 1988 
26 . 10 . 1988 
| 17 .4 . 1989 
24.5 . 1990 
18 .9 . 1990 
31. 5 . 1991 
3 . 10 . 1991 


36 . 


37 . 


40 . 


41 . 


42 . 


43 . 


44 . 


45 . 


A2 


- 


- 


-- 


- 


49 . 


- 


-- 


- 


- 


55 . 


[ 41 II - GUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


59 . 


60 . 


61. 


62 
. 


65 


66 . 


GSR 754 ( E ) . 
GSR 312 (E ) 
| GSR 353 ( E ) 
GSR 484 ( E ) 
GSR 581 ( E ) 
GSR 621 ( E ) 
GSR 286 (E ) 
GSR 598 ( E ) 
GSR 697 (E ) 
GSR 283( E ) 
GSR 424 ( E ) 
GSR 251( E ) 
GSR 97 ( E ) 
GSR 126 (E ) 
GSR 16 ( E ) 
GSR 23 (E ) 
GSR 130 ( E ) 
GSR 788 ( E ) 
GSR 58 ( E ) 
GSR 363 ( E ) 
GSR 638 ( E ) 
GSR 836 ( E ) 
GSR 24 ( E ) 
GSR 35 ( E ) 
GSR 51( E ) 
GSR 96 ( E ) 
GSR 330 ( E ) 
GSR 5 ( E ) 
GSR 479 (E ) 
GSR 580 ( E ) 
GSR 56 ( E ) 
GSR 555 (E ) 
GSR 399 ( E ) 
GSR 500 ( E ) 


26 . 12 . 1991 
6 .3 . 1992 
26 . 3 . 1992 
11. 5 . 1992 
27 .8 . 1993 
24 . 9 . 1993 
1 . 3 . 1994 
28 .7 . 1994 
20 .9 . 1994 
21.3 . 1995 
26 .5. 1995 
21 .6 . 1996 
28 .2 . 1997 
1 . 3 . 1997 
6 . 1. 1999 
12 . 1 . 1999 
23 .2 . 1999 
29 . 11 . 1999 
17 . 1 . 2000 
27 .4 . 2000 
26 .7 . 2000 
24 . 10 . 2000 
15 .01. 2001 
24 .01. 2001 
31.01. 2001 
14 . 02 .2001 
07.05 .2002 
03 .01. 2003 
12 . 06 . 2003 
24 . 07 .2003 
10 -02 - 2006 
14 -09- 2006 
30 -05 -2007 
24 - 07 -2007 


74 , 


75 . 


76 . 


80 . 


81. 


84. 


87 . 


88. 


- 


4651 


- ) - 2 
Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


